निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
ना ) पटना. आषादा 1932 ) rolo 


( सं0 पटना 488) 


31 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 22 जुलाई 2010 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2010 
सं0 बी1 - 3- 48 / 2010 - 15 — यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 16 के अधीन निर्गत 
अधिसूचना के अनुसरण में दिनांक 21 जुलाई , 2010 को बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित 7 
( सात ) सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर उनके स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन हो चुका 


चुका 


ह । 


इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा -74 के अनुसरण में बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए 
निर्वाचित सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है । 


बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य : 
1. उदय कांत चौधरी 
2. किरण घई सिन्हा 
3. प्रोफेसर गुलाम गौस 
4. रामचन्द्र प्रसाद 


रूदल राय 


6. विजय कुमार वर्मा 
7. हरेन्द्र प्रताप पाण्डेय 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर० के० प्रसाद, 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

- सह - सरकार के उप सचिव । 


PETE JJC ( 31HTERUT), 22 JAIS 2010 


ELECTION DEPARTMENT 


NOTIFICATION 

The 22nd July 2010 
No . B1 - 3 - 48 /2010 - 15 — WHEREAS election has been held in pursuance of notification 
issued under section 16 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) for the purpose of 
filling the 7 (Seven ) seats of members of Bihar Legislative Council, elected by members of Bihar 
Legislative Assembly , their term of office expiring on 21st July , 2010 . 

NOW , THEREFORE , in pursuance of section 74 of the said Act, the names of members of 
Bihar Legislative Council elected by the members of Bihar Legislative Assembly are hereby 
notified for general information . 

Members of Bihar Legislative Council elected by members of Bihar Legislative 
Assembly : 

1. Uday Kant Choudhary ; 
2 . Kiran Ghai Sinha ; 
3. Professor Gulam Gaus ; 

Ramchandra Prasad ; 
5 . Rudal Rai ; 
6 . Vijay Kumar Verma ; 
7 . Harendra Pratap Pandey . 

By order of the Governer of Bihar, 

R . K . PRASAD , 
Deputy Chief Electoral Officer, Bihar 
-cum -Deputy Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 31HTERUT ) 488 - 571+ 300 - Słodotto 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


